. रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33002/ 99 


भारत सरकार 
GOVERNMENT OF INDIA 


REGISTERED NO. D.L.---33002/99 


दिल्ली राजपन 


. 


सत्यमेव जयते 


Delhi Gazette 


-- 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

-- --- ------- - - -- ...... --- 
दिल्ली , बृहस्पतिवार , मार्च 15 , 2012 / फाल्गुन 25 , 1933 [ रा . रा. रा . क्षे. दि . सं . 318 
DELHI , THURSDAY, MARCH 15, 2012/PHALGUNA 25, 1933 IN. C . T. D . No. 318 


indianAmeri 


सं. 48] 
No. 48] 


भाग - IV 

PART - IV 

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली सरकार 
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI 


वित्त विभाग 

अधिसूचना 

. दिल्ली , 15 मार्च, 2012 
सं. फा. 40( 6)(5 )/ वित्त ( लेखा )/ 2006 - 07 / डीएस V / 263 . - राज्य वित्त निगम ( संशाधन ) अधिनियम , 2000 द्वारा यथासंशोधित 
राज्य वित्त निगम अधिनियम , 1951 ( 1951 का 63 ) की धारा 4 की उप - धारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली के उपराज्यपाल , दिल्ली वित्त निगम बोर्ड द्वारा 2007 - 08 से 2011 - 12 तक यहां बाद में जारी होने के लिए 30, 00, 000 रुपये ( तीस लाख 
रुपये ) अंकित मूल्य के पूरी तरह प्रदत्त 30,000 ( तीस हजार केवल ) शेयरों के निर्धारण को अनुमोदित करते हैं तथा ये शेयर कॉलम 4 तथा 5 
में दर्शाए गए विनिर्दिष्ट सीमा तक आबंटित किए जाएंगे । 

तालिका 
क्रम सं. .. सरकार/ पार्टी 

100 रुपये प्रत्येक की दर शेयरों का मूल्य 

से शेयरों की संख्या ( रु. में ) 


वर्ष 


- 


-- 


----- 


2 


चंडीगढ़ प्रशासन 


2007 - 08 


MALAM 


2008 - 09 


2009 - 10 
2010 - 11 
2011 - 12 

योग 


6 ,000 

6, 00,000 
6 ,000 

(6 ,00,000 
6 , 000 

6. 00, 000 
6 . 6000 

6. 00. 000 
6 , 000 

6 ,00,000 
30 , 000 

30 , 00 ,000 . 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल 

. के आदेश से तथा उनके नाम पर , 
आर. के . आहूजा , उप - सचिव - V (वित्त ) . 


. 842 DG/2012 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


__ _ 


. 


[PART IV 


FINANCE DEPARTMENT 


NOTIFICATION 
Delhi, the 15th March , 2012 


No. F. 40 ( 6)( 5)/ Fin.( A/ Cs )/ 2006 - 07/ DS V / 263. -- Inexercise of the powers conferred by sub -section( 3) of Section 
4 of the State Finance Corporations Act, 1951 (63 of 1951), as amended by the State Financial Corporations (Amendment) 
Act, 2000 , the Lt.Governor of the Natioan ) Capital Territory of Delhihereby approves the determination of 30 ,000 ( Thirty 
thousand only ) fully paid up shares of the face value ofRs. 30 , 00 , 000 (Rupees Thirty lakhs only ) to be issued by the Board 
of Delhi Financial Corporation for the years 2007- 08 to 2011 - 12 and shall be allotted to the extent specified against in 
columns 4 and 5 thereof : 


Sl.No. 


Government/Party 


Year 


No. of Shares 
( @ 100 cach) 


Value of Shares 

(int) 


3 


. 


4 


5 


1. 


Chandigarh Administration 


6, 000 


2007-08 
2008- 09 


6,00,000 
6,00,000 


6,000 


2009 - 10 


6,000 


6, 00, 000 


2010-11 


6,000 


6,00, 000 


2011 -12 . 


6,000 


6,00,000 


Total 


30 , 000 


30 , 00, 000 


By Order and in the Name of the Lt.Governor 
of the NationalCapital Territory of Delhi, 

R. K. AHUJA, Dy. Secy.-V ( Finance) 
राज्य चुनाव आयोग 

अधिसूचनाएं 

दिल्ली, 15 मार्च, 2012 
सं. फा . एसईसी / दि .न.नि .( प्रशा. )/ सा. - चुना ./ 2012 / 3735. - -- आयोग की अधिसूचना संख्या एसईसी/दि .न. नि ./ प्रशा0/ सा .- चुना,/1991 , 
दिनांक 9 -2 - 2012 में आंशिक संशोधन के फलस्वरूप, दिल्ली नगर निगम ( संशोधन ) अधिनियम , 2011 द्वारा यथासंशोधित दिल्ली नगर निगम 

अधिनियम , 1957 की धारा ख के अंतर्गत मुझे प्रदत्त हुई शक्तियों के अनुसरण में , मैं , राकेश मेहता, राज्य चुनाव आयुक्त , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली इसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परामर्श से नीचे तालिका के कॉलम संख्या- 2 में दर्शाए गए अधिकारियों को उनके 

में दर्शाए गए उत्तरी दिल्ली नगर निगम के वार्डों के लिए मतदाता पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त करता हूँ । मतदाता 
पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त ये अधिकारी दिल्ली नगर निगम ( पार्षदों का चुनाव ) नियमावली, पूर्वोक्त नियम के प्रावधानों के अंतर्गत उत्तरी 
दिल्ली नगर निगम के आगामी आम चुनावों के लिए उनके सामने दर्शाए गए वार्डों के लिए रिटर्निंग अधिकारी एवं संवीक्षा अधिकारी के रूप 
में भी नियुक्त किए जाते हैं । 


उत्तरी दिल्ली नगर निगम 


पूर्व प्रविष्टि 


स्थानापन्न संशोधित प्रविष्टि 


नं. व नाम पूर्वी दिल्ली 
नगर निगम वार्ड 


61 - त्री नगर 
62 - रामपुरा 
63 कोहाट इ. कलेद 
64 - शकूरपुर 


श्री वी. पी . वाधवा, संयुक्त श्रमायुक्त , श्रम विभाग , श्री श्रीपॉल मीना , उप श्रमायुक्त , श्रम विभाग , 
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली सरकार , 5 , शामनाथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र , दिल्ली सरकार, सी - 5 , 
मार्ग , दिल्ली - 110054 

श्रम कल्याण केन्द्र, नजदीक पोस्ट ऑफिस/मिलन 
. .. सिनेमा, कापुस , नई दिल्ली 


PART IV ) 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 
STATE ELECTION COMMISSION 

NOTIFICATIONS 


Deihi, the 15th March, 2012 


No. SEC/ MCD/ ADMN/ General- Election/ 2012/ 3735.-~~-In partial modification of the Commission s Notification . 
No. SEC / MCD/ ADMN/ General - Election/2012 /1991 , dated 9 -2 - 2012 , I, Rakesh Metha, State Election Commissioner in 
pursuance of powers conferred upon me under Section 7B of Delhi Municipal Corporation Act, 1957 and under the 
provisions of Rulc 7 of the DelhiMunicipaiCorporation (Election of Councillors) Rules, 2012, hereby appoint, in consultation 
with the Government of NCT of Delhi, the officers shown in column No. 3 of the table below , as Electoral Registration 
Officers for the wards of North DelhiMunicipalCorporation of Delhi, shown in column No. 3 against each . The officers so 
appointed as Electoral Registration Officers are also appointed as a Returning Officers -cum - Scrutinizing Officer for the 
wards shown against each , under the aforesaid Rules, in connection with the forthcoming General Election to North Delhi . 
Municipal Corporation as under : 

North DelhiMunicipal Corporation 


Previous entry 


Substitute Revised entry 


No . & Nameof North 

DelhiMunicipal 
Corporation Ward . . 


61- Tri Nagar 
62 -Rampura 
63 - Kohat Enclave 
64 - Shakurpur 


Shri V. P. Wadhwa , Joint Labour 
Commissioner, Department of Labour, 
GovernmentofNCT of Delhi, 5 , Sham 
Nath Marg, Delhi -110054 


Shri SripaulMeena, Dy. Labour Commissioner, 
Department ofLabour,GovermentofNCT of 
Delhi, Labour Welfare Centre , C -5 , Near Post 
Office/Milan Cinema, Karam Pura , New Delhi. 


सं . एसईसी / दि . न. नि . / प्रशा. / सा , - चुना. / 2012 / 3734. आयोग की अधिसूचना संख्या एमईसी /दि. न.नि ./प्रशा./ सा, - चुना ./ 2219 , 
दिनांक 22 - 2 - 2012 में आंशिक संशोधन के फलस्वरूप , दिल्ली नगर निगम ( संशोधन ) अधिनियम , 2011 द्वारा यथासंशोधित दिल्ली नगर निगम 

अधिनियम , 1957 की धारा 7ख के अंतर्गत मुझे प्रदत्त हुई शक्तियों के अनुसरण में , मैं , राकेश मेहता, राज्य चुनाव आयुक्त , राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 
दिल्ली इसके द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परामर्श से नीचे तालिका के कॉलम संख्या 2 में दर्शए गए अधिकारियों को उनके सामने 
कॉलम - 3 में दर्शाए गए पूर्वी दिल्ली नगर निगम के वार्डों के लिए मतदाता पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त करता हूँ । मतदाता पंजीकरण 
अधिकारी के रूप में नियुक्त ये अधिकारी दिल्ली नगर निगम ( पार्षदों का चुनाव ) नियमावली , पूर्वोक्त नियम के प्रावधानों के अंतर्गत पूर्वीदिल्ली 
नगर निगम के आगामी आम चुनावों के लिए उनके सामने दर्शाए गए वार्डों के लिए रिटर्निंग अधिकारी एवं संवीक्षा अधिकारी के रूप में भी नियुक्त 
किए जाते हैं । 


पूर्वी दिल्ली नगर निगम 


पूर्व प्रविष्टि 


स्थानापन्न संशोधित प्रविष्टि 


नं . व नाम पूर्वीदिल्ली 
नगर निगम वार्ड 


269 - खजूरी खास श्री जी . एस. अग्रवाल , उप - पंजीयक कार्यालय महा पंजीयक श्री हरीश त्यागी, सहायक आयुक्त , खाद्य एवं 
270 - तुखमीरपुर सहकारी समितियां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ओल्ड आपूर्ति विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार , 
271 -करावल नगर पश्चिम कोर्ट बिल्डिंग , संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 

के ब्लॉक , विकास भवन , आई पी एस्टेट , नई दिल्ली . 
272 - सोनिया विहार 


. . राकेश मेहता, राज्य चुनाव आयुक्त 


No. SEC/ MCD/ ADMN/ Generi - Election/ 2012 / 3734... -In partial modification ofthe Commission s Notification 
No. SEC / MCD/ ADMN/ General- Election/ 2012/ 2219, dated 22 - 2 - 2012, I, Rakesh Metha, State Election Commissioner in 
pursuance of powers conferred upon me under Section 7B of Delhi Municipal Corporation Act, 1957 and under the 
provisions ofRule 7 of the DelhiMunicipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012 , hereby appoint, in consultation 
with the Government of NCT of Delhi, the officers shown in column No. 3 of the table below , as Electoral Registration 


VEN 


DELHI GAZETTE : EXTRAORDINARY 


{PART IV 


Officers for the wards of Eaast DelhiMunicipal Corporation of Delhi, shown in column No. 3 against each . The officers so 
appointed as ElectoralRegistration Officers are also appointed as a Returning Officers -cum -Scrutinizing Officers for the 
wards shown against each, under the aforesaid Rules, in connection with the forthcoming General Election to East Delhi 
Municipal Corporation as under : 


East DelhiMunicipal Corporation 


Previous entry 


Substitute Revised entry 


No. & Nameof East 
DelhiMunicipal 
Corporation Ward 


269-Khajuri Khas 
270 - Tukhmipur 
271 -Karawal Nagar West . . 
272 - Soniya Vihar 


Shri G . S .Aggarwal, Dy. Registrar Office of Shri Harish Tyagi,Asstt . Commissioner, 
Registrar Cooperative Societies,Government - Food & Supply, Government of NCT 
of N . C . T . of Delhi, Old Courts Building , of Delhi, Vikash Bhawan , I. T.O ., New 
Parliament Street,New Delhi-11000 ! 

Delhi- 110002 


RAKESH MEHTA , State Election Commissioner 


- 


- 


- 


- 


- 


----...----- 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

2nd Published by the Controller of Publications , Deli- i 10054 . 


